HE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 कार्तिक , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 925 


राँची, सोमवार , 


18 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
13 नवम्बर , 2019 


संख्या-8 / अधि ०/संशो०/01/ 2019 नवि आ०-5561-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 
के अधीन विभाग स्तर पर गठित नियमावली, विनियमावली एवं समय - समय पर निर्गत संकल्प तथा 
अधिसूचनाओं में संशोधन तथा विसंगतियों को दूर करने हेतु निम्नरूपेण समिति गठित की जाती है: 


- 


1. निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय 

अध्यक्ष 
2. श्री ए० के ० रतन , संयुक्त सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग 

सदस्य 
3. श्री लाल हेमन्त नाथ शाहदेव , अवर सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग- सदस्य 
4. श्री रामकृष्ण कुमार , उप निदेशक , राज्य शहरी विकास अभिकरण 

सदस्य 
5. श्री दीपक सहाय , कार्यपालक पदाधिकारी , मानगो नगर निगम 

सदस्य 
6. विधि विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित विधि विशेषज्ञ 

सदस्य 


. 


- 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 18 नवम्बर , 2019 
2 . उक्त समिति द्वारा वर्तमान में विभाग स्तर पर गठित नियमावली, विनियमावली, संकल्प 
तथा अधिसूचनाओं में व्याप्त विसंगतियों तथा किये जा सकने वाले संशोधनों का आकलन कर 
दिनांक -30.11.2019 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ए ० के ० रतन , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 925 - 50 


